PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 5 , 2005 (ASAR . 14 , 1927 SAKA ) 


701 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 27th June, 2005 


No. 5529 /268WP .-- Whereas, the land described in Haryana Government Notification No.2033 / 268WP, dated 
17th March , 2005 and published in Haryana Government Gazette dated 17th March , 2005 issued under 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the expenses of Irrigation Department 
Haryana for public purpose, rnamely forthe Construction of Shudkan-Jakhauli link Channel from RDO to 20200 off 
taking at RD 74900-L , Shudkan Disty. and linking at RD 94250 - R Jakhauli Disty. in Villages Chosala, Julani Khera , 
Badsikri-Khurd and Balu and Tehsil District Kaithal. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , the Governor 
of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, P.W. D. ( Irrigation Branch) Ambala/DRO-cum- L. A. 
Collector Kaithal to take over the Acquisition of land described in the specification appended to the declaration 
published in the aforesaid notification . 


By Order of Governor of Haryana . 

I.S. CHEEMA, 

Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circle , Kaithal. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 27 जून, 2005 


क्रमांक 1110- ज-2-2005 /9473. - श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री मान सिंह निवासी गांव कुलड़पुर, तहसील नारायणगढ, जिला अम्बाला 
की पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए),(1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 270- ज-1-84/6388 , 
दिनांक 23 मार्च, 1984 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना 
क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया 


-- 


गया था । 


2. अब श्री बलवन्त सिंह की दिनांक 24 अक्तूबर , 2004 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री बलवन्त सिंह की पत्नी श्रीमती बलवन्त कौर के नाम रबी 2005 से 5000/ - रुपरं वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 17 

जून, 

2005 


रामपाल शर्मा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


39401 - C.S .---- H.G.P., Chd. 


